रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L - 33004/ 99 


सामसणवते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड - उप - खण्ड ( 1 ) 
PARTIL - Section3 - Sub -section (11 ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शनिवार , अप्रैल 30 , 2011 / वैशाख 10 , 1933 
NEW DELHI , SATURDAY, APRIL 30 , 2011/VAISAKHA 10; 1933 


सं. 775 
No . 775 ] 


MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 


NOTIFICATION 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2011 
का . आ . 957( अ). - केन्द्रीय सरकार, गोदी कर्मकार ( सुरक्षा, 
स्वास्थ्य एवं कल्याण ) अधिनियम , 1986 की धारा 3 की उप - धारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम और रोजगार 
मंत्रालय की दिनांक 10 जून , 2011 की अधिसूचना संख्या का. आ . . 
1417( अ ) में आशिक संशोधन करते हुए श्री जी. एम.ई. के. राज , 
महानिदेशक , कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय 
( डीजीएफएएसएलआई) , मुम्बई को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों 
हेतु सभी प्रमुख पत्तनों के लिए गोदी सुरक्षा महानिरीक्षक के रूप में 
नियुक्त करती है । 
[ फा. सं. ए -12025( 07 )/ 2009 - आईएसएच- II ] 

ए, सी, पाण्डेय, संयुक्त सचिव 


New Delhi, the 28th April, 2011 
S. O . 957 (E ). - In exercise of the powers conferred 
by sub -section (1 ) of Section 3 of the Dock Workers 
(Safety , Health and Welfare ) Act, 1986 , and in partial 
modification of the notification of the Ministry of Labour 
and Employment No . S .O . 1417( E ), dated 10th June, 2010 
the CentralGovernment hereby appoints Shri G .M .E .K . 
Raj, Director General, Directorate General Factory Advice 
Service and Labour Institutes (DGFASLI), Mumbai to be 
the Chief Inspector of Dock Safety for allmajor ports for 
the purposes of the said Act . 

[ E No . A-12025 ( 071/2009-1SH-11 ] 

A . C. PANDEY , Jt. Secy . 


1555GI/ 2011 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Coptroller of Publications, Delhi- 110054 . 


